निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 334 ) 


24 आषाढ 1933 ( श ) 
पटना, शुक्रवार, 15 जुलाई 2011 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( मत्स्य ) 


अधिसूचना 

___ 14 जुलाई 2011 
सं0 म0 / स्था०रा०प० / मु0 / 04 - 2003 / 1085 - एल0 पी0 ए0 संख्या 427 / 2007 में दिनांक 05 अगस्त 
2009 को माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्यायदेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना 
का पत्रांक - 596, दिनांक 23 मार्च 2010 से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर श्री संजय कुमार किस्कू, पिता श्री राजेन्द्र 
किस्कू, ग्राम - अमरपुर (फतेह टोला) पोस्ट - पथरा , जिला - गोड्डा को बिहार मत्स्य सेवा वर्ग - 2 के जिला मत्स्य 
पदाधिकारी एवं समकक्ष सहायक मत्स्य निदेशक के पद पर पुनरीक्षित " वेतन बैण्ड " 9300 - 34800 + ग्रेड पे 4200 
रुपया एवं सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए जिला मत्स्य 
पदाधिकारी - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर निर्दिष्ट पद पर अपना 
योगदान निश्चित रूप से दें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जय नारायण सिंह , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 334 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette.bih . nic . in 


